निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार 


द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन 1939 ( श ० ) 


संख्या 10 


पटना, बुधवार , 


7 मार्च 2018 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


विधेयक, 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 
भाग -1- क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन, आई0 ए0, आई ० एससी o , 

बी ० ए ० , बीएससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी , लॉ भाग -1 और 

2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 - ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग-9 विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


4-4 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम. भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - क – वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


5-5 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


6-7 


2 


बिहार गजट , 7 मार्च 2018 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत 


सूचनाएं 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

16 फरवरी 2018 
सं 0 6 ( सं 0) विविध (फि 0 नि 0) -16 / 06–90 — कम्पनी एक्ट -2013 के आलोक में बिहार राज्य फिल्म विकास एवं 
वित्त निगम लिमिटेड, पटना के अंशधारकों को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है : 
S. No. Post 

No. of shares 
1 Development Commissioner, Bihar:- Director -cum - Chairman 

1 
2 Principal Secretary /Secretary, Art , Culture and Youth 

1 
Department:- Director 
3 Principal Secretary / Secretary , Finance Department, Government 

1 
of Bihar: - Director 
4 Principal Secretary / Secretary , Department of Industries, 

1 
Government of Bihar: - Director 
5 Principal Secretary /Secretary . Information and Public Relation 

1 
Department, Government of Bihar: - Director 
6 Managing Director, Bihar State Film Development and Finance 

1 
Corporation Limited :- Director 
7 Additional Secretary , Art, Culture and Youth Department as 99994 

representative of the Governor of Bihar 

2. निदेशक मंडल में किसी भी बदलाव की स्थिति में नये निदेशकों के पास अंश का हस्तानांतरण स्वतः माना 
जाएगा । 

3. यदि किसी पदाधिकारी द्वारा दो या दो से अधिक पदों को धारित किया जाता है तो वैसी स्थिति में उक्त 
पदाधिकारी द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्तियों को शेयर के धारण हेतु नामित ( Nominate ) किया जाएगा ताकि शेयर 
धारकों की न्यूनतम संख्या 7 (सात ) को बनाये रखा जा सके । 
4. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आनन्द कुमार, अपर सचिव । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


1982 


अधिसूचना 

21 फरवरी 2018 
सं 0 10 / न 0 वि 0विविध –12 / 2011 / 398 / न0 वि 0 एवंआo विo—बिहार राज्य आवास बोर्ड , अधिनियम, के 
धारा -4( क ) ( 1) के तहत बोर्ड के कार्यपालक समिति में गैर - सरकारी सदस्य के रूप में श्रीमती कामिनी सिन्हा, सहायक 
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्राद्यौगिक संस्थान ( NIT), पटना को मनोनीत किया जाता है । 
माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अपर सचिव । 


बिहार गजट , 7 मार्च 2018 


m 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

26 फरवरी 2018 
स6 05 / स्था0-146 / 2007 / 1425 — आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर 
वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रंगनाथ चौधरी, अपर समाहर्ता 
मुजफ्फरपुर को संयुक्त आयुक्त - सह - सचिव , क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश 
तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
विनय कुमार राय, उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 7 मार्च 2018 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( गव्य विकास ) 


। 


शुद्धि - पत्र 

26 फरवरी 2018 
सं 0 गव्य (ग -1) 01 / 2006–346 — विभागीय संकल्प संख्या -206 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा बिहार स्टेट डेयरी 
कॉरपोरेशन लि 0, पटना के निदेशक पर्षद का पुनर्गठन किया गया है । निदेशक पर्षद के सदस्यों की सूची के कंडिका -02 में आंशिक 
संशोधन करते हुए श्री उदयन मिश्र, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार , पटना के स्थान पर श्री उदयन मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्त 
विभाग , बिहार , पटना पढ़ा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
श्री ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 +10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 7 मार्च 2018 


5 


भाग - 9 - ख 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


No. 272 — .1 , Mamta w / o Amitabh, R / o Flat no -406 ,, Sidhnath Aprtment, Marwari colony, Bazar 
samiti, Patna, Bihar – 800016 , solemnly declare that from today and in future I would be known as 
Mamta Singh vide affidavit no 70 , Dated 30.01.2018 . 

Mamta . 


No. 273 — .I, DHARMAVEER Singh Resident of B - 39 Indirapuri Colony Patna- 14 declare vide 
affidavit No , 26916 dated 08.01.18 that my daughter s name has been changed from Dhanya to Dhanya 
Singh and also her actual DOB is 27.12.2008 . 


DHARMAVEER . 


No. 293 — .1, Akanksha , R /o 103 , Jamuna Complex - 2 , Ashiyana Road , Friends Colony, 
Jay Prakash Nagar, Patna Vide Affidavit No. 358 /Dated 08-02-2018 declare that shall be known 
as Akanksha Shrivastava for all Purposes. 

Akanksha. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 +10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 7 मार्च 2018 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


कृषि विभाग 


आदेश 

2 फरवरी 2018 
सं 0 9 / स० प ० दे0-21 / 99-62 / कृ ० — श्री अरविन्द कुमार सिंह (बिहार कृषि सेवा कोटि -1 ( शष्य) वर्ग -2 ) 
तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारठ , देवघर के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना में गड़बड़ी, जवाहर रोजगार योजना, 
सुनिश्चित रोजगार योजना, सिंचाई कूप निर्माण एवं पुलिया निर्माण योजना की राशि में गड़बड़ी आदि के आरोप में विभागीय 
कार्यवाही संचालनोपरांत सभी प्रक्रिया पूर्ण कर विभागीय अधिसूचना संख्या -122 दिनांक 05.03.2010 द्वारा बेसिक ग्रेड 
वेतनमान रू 0 6500-10,500 ( अपुनरीक्षित) में स्थायी तौर पर पदावनत करने का दण्ड अधिरोपित किया गया । 

दण्डादेश निर्गत होने पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा उसे निरस्त करने हेतु पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया । 
पुनर्विलाकन अर्जी पर विचार करने के क्रम में दण्डादेश में अन्तर्निहित त्रुटियों के साथ दण्ड का अर्थहीन होना प्रकाश में आया 
एवं तत्पश्चात समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या 122 दिनांक 05.03.2010 में संशोधन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या -784 
दिनांक -29.09.2010 द्वारा श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारठ , देवघर एवं जिला प्रक्षेत्र 
प्रबंधक, परसा बेतिया को कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि -1 ( शष्य) के पद पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष वेतनमान 
5,000 से 8,000 ( अपुनरीक्षित) में स्थायी तौर पर पदावनत करने का दण्ड संसूचित किया गया । 

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दायर किया गया । इनके द्वारा दायर पुनर्विलोकन 
अभ्यावेदन पर विचार करने के क्रम में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया एवं सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना 
संख्या -784 दिनांक -29.09.2010 में संशोधन करते हुए श्री अरविन्द कुमार सिंह , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारठ , 
देवघर एवं जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक , परसा बेतिया सम्प्रति कृषि निरीक्षक, अनुमंडल कृषि कार्यालय, पटना सदर को निम्नांकित 
दण्ड अधिरोपित किये जाते है: 

1. बिहार कृषि सेवा- II कोटि- I ( शष्य) के मूल कोटि के वेतनमान रू 0 6500-10,500 के न्यूनतम प्रक्रम पर स्थायी 
रूप से पदावनत । 

निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से, 
बीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 7 मार्च 2018 


7 


सं 0 कारा / नि 0 को ० ( अधी ) -01-02 / 2014-1302 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


- 


संकल्प 

27 फरवरी 2018 
श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा , सीतामढ़ी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के 
मामले में विशेष निगरानी ईकाई , पटना द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत निगरानी थाना कांड 
संख्या -102 / 2006 दिनांक -30.12.2006 धारा -13(2) सहपठित 13 (1)( e) दर्ज की गयी थी । उसके आलोक में विभागीय 
संकल्प ज्ञापांक -2871 दिनांक -03.06.2014 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई थी । 

2. श्री कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड 
संख्या -73 / 06 दिनांक 07.11.2006 दर्ज की गयी थी । उसके आलोक में उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी 
थी । संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में विहित प्रक्रियाओं का पालन कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक -6348 
दिनांक -14.10.2015 द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । तत्पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परामर्श 
के आलोक में कंडिका -1 पर अंकित आय से अधिक सम्पति अर्जित करने से संबंधित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक -1255 दिनांक -25.02.2016 द्वारा स्थगित कर दिया गया था । 

श्री कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 नं0-10664 / 2016 में 
दिनांक -19.04.2017 को पारित न्याय निर्णय के द्वारा उक्त बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया गया । तद्आलोक में विभागीय 
संकल्प ज्ञापांक -7006 दिनांक -11.12.2017 के द्वारा श्री कुमार को सेवा में पुनर्स्थापित किया गया । 

4. श्री कुमार के पुनर्स्थापना के पश्चात् पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में उनके विरूद्ध 
आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में स्थगित विभागीय कार्यवाही को पुनः आरम्भ करने के बिन्दु पर विचार किया 
गया । 

5. समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति का मामला प्रथम दृष्टया सही प्रतीत 
होता है और यह गंभीर है । उनके द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार 
नियमावली 1976 के नियम -19(6) के प्रावधान का घोर उल्लंघन है । अतः उन्हें निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही को पुनः 
आरम्भ करने का निर्णय लिया गया । 

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में उनका 
मुख्यालय , शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा , भागलपुर निर्धारित किया जाता है । 

7. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 के नियम 17 (2) के तहत विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री राजीव कुमार झा , 
सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय ( मुख्यालय) को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

8. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

कुमार 

के निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
10. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे । 

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्र ०) । 


9. श्री 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

51-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


